, 


UNIINA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 आषाढ़ 1936 ( श० ) 
संख्या 308 राँची , बुधवार 

9 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 
1 जुलाई, 2014 


संख्या -01/स्था0राज ( सेवा विनियमन)- 13/ 2014-2198 --विभागीय अधिसूचना संख्या- 851 
दिनांक - 26 फरवरी , 2014 के द्वारा सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, कार्यालय निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित श्रीमती शाहीन परवीन को अगले आदेश तक 
व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, रांची के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बन्धना कुल्लू , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं द्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 308 – 50 


